निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 602) 


7 ज्येष्ठ 1937 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 28 मई 2015 


सं0 वि0 ( 27 ) पे0 को0- 10 / 2015-620/विo 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - 


संकल्प 

27 मई 2015 
विषयः —निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति अथवा सकिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसात्मक घटनाओं या 

दुर्घटना या अन्य कारणों से कर्मियों की हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह 
अनुदान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण । 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2411 दिनांक 12 . 11 . 2005 द्वारा कर्त्तव्य के दौरान हिंसक 
घटनाओं में मारे गए सरकारी सेवकों के आश्रितों को दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान एवं अन्य 
सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय प्रसारित है । वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 95 दिनांक 20 . 
01 . 2005 द्वारा विधान सभा चुनाव- 2005 में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक 
घटनाओं या दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में सरकार का 
निर्देश जारी किया गया है । उक्त संदर्भित दोनों संकल्पों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 655 / वि0 
दिनांक 14 . 03 . 2011 द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन - 2011 में अंगीकार ( Adopt ) किया गया है । इसके 
अतिरिक्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 1441 दिनांक 10 . 10 . 2013 के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया 
है कि राज्य के सरकारी सेवकों की सकिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 
उनके आश्रित को 10 ( दस ) लाख रूपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी 
बशर्ते कि दुर्घटना सकिय कर्त्तव्य निर्वहन ( Active Performance of duty ) से कार्य - कारण के रूप में 
( Causal Connection) जुड़ी हो । 

( 2 ) उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या - 95 दिनांक 20 . 01 . 2005 में अंकित शब्दावली “ अन्य 
कारण से हुई मृत्यु " के चलते कुछ ऐसे मामले प्राप्त होते हैं , जो पारदर्शी नहीं होते हैं , जिसके चलते 
तथ्यपरक निर्णय लेने में कठिनाई होती है । जैसे - हृदयाघात / ब्रेन हेमरेज / अन्य बीमारी के कारण 
मृत्यु एवं कर्त्तव्य स्थल पर से आने जाने के कम में मृत्यु संबंधी मामलों में अनुग्रह अनुदान के प्रस्ताव 
प्राप्त होते हैं , जबकि ऐसे मामलों में निर्वाचन से जुड़ा कोई कारणात्मक सम्बन्ध ( Causal Connection ) 
स्थापित नहीं रहता है । मृत्यु के कुछ मामलों में प्राथमिकी/ पोस्टमार्टम अथवा पुलिस प्रतिवेदन नहीं रहने 


बिहार गजट ( असाधारण) , 28 मई 2015 
पर भी अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जबकि अनुग्रह अनुदान के दावा 
हेतु यह आवश्यक है । ऐसे मामलों में तथ्यपरक एवं पारदर्शी निर्णय लेने हेतु एक स्पष्टीकरण जारी 
करने की आवश्यकता महसूस की गयी । 
___ ( 3 ) अतः मामलों के निस्तारण के लिए निम्नांकित मार्गदर्शन निर्देश दिए जाते हैं : 

(i ) सामान्य तौर पर कर्त्तव्य स्थल से आने - जाने के कम में हुई हृदयाघात या ब्रेन हेमरेज या 
किसी अन्य बीमारी के कारण मृत्यु का होना निर्वाचन कार्य या सकिय कर्त्तव्य के निर्वहन के कम में 
हुई मृत्यु की परिधि में नहीं आयेगा । परन्तु यदि निर्वाचन के दौरान या कार्यालय में कोई हिंसात्मक 
घटना होती है ( यथा फायरिंग या वम विस्फोट ) और उस दौरान प्रतिनियुक्त कर्मी को हृदयाघात हो 
जाता है और उसकी मृत्यु होती है तो इसे निर्वाचन कार्य / सकिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में हुई मृत्यु 
माना जाएगा । 

(ii ) मृत्यु के ऐसे सभी मामलों में अनुग्रह अनुदान का दावा प्राथमिकी / पोस्टमार्टम / पुलिस प्रतिवेदन 
से समर्थित होना आवश्यक होगा । 

( iii ) अपंगता के मामलों का निस्तार भी उपर्युक्त प्रकार से स्थापित Causal Connection के 
आधार पर किया जाएगा । 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 
सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 602 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


